: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण , 1937 ( श० ) 


संख्या 60 5 राँची, रविवार 


16 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 
7 अगस्त, 2015 


संख्याः- 5/ आरोप- 1-33/ 2015 का . 7096 -- ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड के 
पत्रांक- 2906 , दिनांक - 17जून , 2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री विजय केरकेट्टा, 
तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , कैरो, लोहरदगा के विरूद्ध यौन शोषण की प्राथमिकी 
लोहरदगा महिला थाना में कांड सं0-93 / 2014, G.R. 299 / 2014 अंतर्गत दर्ज है । श्री 
केरकेट्टा पर एक महिला से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है । 
श्री केरकेट्टा ने अपने विरूद्ध दर्ज उक्त वाद में अग्रिम जमानत हेतु जिला स्तरीय 
न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में आवेदन दिया परंतु प्रत्येक 
स्तर में इसे अस्वीकार कर दिया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 16 अगस्त , 2015 
2. श्री केरकेट्टा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें 
असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49क-( 1)( क ) 
के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री केरकेट्टा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के 
अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय 
प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , राँची रहेगा । 

4. इनके निलम्बन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी के 
फलाफल के आधार पर किया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 0 5 – 50 । 


